


सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


निबंधन संख्या पी0टी0-40 





(सं० पटना 85) पटना, 


13 ग्लाच्च 1942 (श०) 
संगलवार, 2 फरवरी 2021 





बिहार विधान सभा सचिवालय 





अधिसूचना 
12 जनवरी 2021 


सं० वि०स० विशेषाधिकार-03/2020-14/वि०स० ।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता 
है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-247 
के अंतर्गत वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए सप्तदश बिहार विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का गठन निम्न 
प्रकार किया है :- 


= 


een ay FF YS हल 


Se = +#->+ 
Nor S 


श्री विजय कुमार सिन्हा, 


श्री तारकिशोर प्रसाद, 
श्रीमती रेणु देवी, 

श्री विजय कुमार चौधरी, 
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, 
श्री प्रेम कुमार, 


श्री अवध बिहारी चौधरी, 


श्री श्रवण कुमार, 
श्री अजीत शर्मा, 
श्रीमती लेशी सिंह, 
श्री अनिल कुमार, 
श्री ललन कुमार, 


अध्यक्ष, बिहार विधान सभा 
उप-मुख्यमंत्री, बिहार 
उप-मुख्यमंत्री, बिहार 
मंत्री, संसदीय कार्य विभाग 
नेता, विरोधी दल 
सण्विग्स० 

सण्विग्स० 

स०ण्वि०्स० 

सण्विग्स० 

सण्विग्स० 

सण्विग्स० 

सण्विग्स० 


— सभापति 
- सदस्य 


- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
= सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
= सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 


2 बिहार गजट (असाधारण), 2 फरवरी 2021 





माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा । 
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, 
राज कुमार सिंह, 
सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 85-571+10-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


